निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 155 ) 


24 माघ 1935 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 13 फरवरी 2014 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


( बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ) 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


अधिसूचना 


5 फरवरी 2014 


सं0 सा०प्र० 39 / 2010 बि. रा. अ. - 557 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 


प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012 का संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा 


निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 


1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ । - 


(i ) "बिहार अभिलेखीय संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली 2014 " कही जा सकेगी । 


( ii ) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी । 


2. उक्त नियमावली 2012 के नियम 07 में उप -नियम ( i ) एवं ( ii ) का समावेश । - 


उक्त नियमावली 2012 के नियम 07 में अर्हता के अधीन प्रावधान उप -नियम ( i) के रूप में संख्यांकित तथा 


उसके बाद निम्नलिखित उप - नियम (ii ) एवं (iii ) जोड़े जायेंगे : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 फरवरी 2014 
“ ( ii ) स्थायी पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त पुराभिलेखपाल की उम्र की गणना कर्मचारी चयन आयोग के 


माध्यम से स्थायी नियुक्ति के समय संविदा पर नियुक्ति की तिथि के आधार पर की जायेगी । 


( iii ) स्थायी पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त पुराभिलेखपाल को , कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्थायी 


नियुक्ति के लिए आयोजित अंतर्वीक्षा के समय नियमावली की अनुसूची II की कंडिका घ में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव 


के लिए अवधारित 75 % तथा अंतर्वीक्षा के लिए अवधारित 25 % अंक के भीतर प्राप्त अंक पर 25 अंक की अतिरिक्त 


अधिमानता अनुमान्य होगी। " 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेश मेहरोत्रा , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 155 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


